पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
तक. 114- 009/ 2003 / 20 - 01 -03. " । 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2 -22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . ई 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001 ." 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 175 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 23 जुलाई 2009 - श्रावण 1, शक 1931 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग : 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2009 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ -1 -58/18/ 2003 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , नगर पंचायत बस्तर जिला बस्तर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार 
• एतद्वारा अवधारित करता है : 


1 . . बस्तर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता 


2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा । 


अनुसूची 


. 


. . वार्ड का नाम 


वार्ड क्रमांक 

( 1 ) 


, कस्तुरबा गांधी वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड । 
भैरव बाबा वार्ड 
डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 
महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 


. 


340 


350 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


भगतसिंह वार्ड 
महादेव वार्ड 
प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड 
इन्दिरा वार्ड 
माता गंगादई वार्ड 
अम्बेड़कर वार्ड 
लालबहादूर शास्त्री वार्ड 
शिवाजी वार्ड . . . 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 
सुभाष चंद्र बोस वार्ड 


.. 


बस्तर नगर पंचायत के वार्डों की चतुस्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 कस्तुरबा गांधी वार्ड 


1 . उत्तर में :- - 


. 


नगर पंचायत के उत्तर पश्चिम सीमा के ग्राम बालेंगा एवं ग्राम भोण्ड. की त्रिकुटी से पूर्व की ओर एन.एच. . 
क्रमांक 43 - 272 / 8 मील पत्थर के पास तक । 


2. पूर्व मे : -- 


एन .एच. 43 - 272 / 8 मील पत्थर के पास से दक्षिण की ओर कलार तराईपारा एवं मांझीपारा पूर्वी सीमा से 
होते हुए एन. एच. 43 - 278 मील पत्थर के पास तक । 


____ 3. दक्षिण में : - 


.. 


एन. एच. 43 - 278 मील पत्थर के पास केनाल से पश्चिम की ओर होते हुऐ खसरा क्र . 267 , 139 / 1 के पास 
घोड़ा बहार नाला तक एवं नाला के बहाव के ओर ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर की सीमा तक । 


4 . पश्चिम में :--- खसरा क्र . 139 / 1 , 267 के पास घोड़ा बहार नाला होते हुए ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर सीमा को । 

मिलाते हुए ग्राम बालेंगा की सीमा त्रिकुटी तक । 


वाई कमांक - पदासा गांधीवाई 


1. उत्तर में : - 


ग्राम भोण्डं एवं नगर पंचायत बस्तर के सरहद से पूर्व की ओर घोड़ा बहार नाला होते हुये खसरा क्रमांक 
139 / 1, 267 होते हुये एन0एच0 - 43 के 278 मील पत्थर तक । 


2. पूर्व में : 


एन .एच. 43 के मील पत्थरं 278 के पास से दक्षिण की ओर बुनकर सहकारी समिति के पास नाईकगुडा 
जाने वाली मार्ग के तिराहा तक तथा तिराहा से जमुनाबाई तथा श्री शशिधर पाण्डे के घर होते हुए चोकर 
पहुंच मार्ग में नगर पंचायत बस्तर व ग्राम भाटपाल सरहद तक | 


3. दक्षिण में : - 


चोकर पहुँच मार्म में नगर पंचायत बस्तर एवं ग्राम भाटपाल के सरहद होते हुये ग्राम भोण्ड एवं भाटपाल की 
त्रिकुटी तक । 


. 


4. पश्चिम में : - 


. 


ग्राम भाटपाल एवं ग्राम भोण्ड की त्रिकुटी से ग्राम भोण्ड एवं नगर पंचायत बस्तर के सरहद होते हुए 
घोडाबहार नाला तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


350 ( 1 


वार्ड क्रमांक - 03 भैरव बाबा वार्ड 


1. उत्तर में : - 

... 


श्रीमती जमुनाबाई के घर के पास तिराहा से बुनकर सहकारी समिति पास से नाईकगुड़ापारा जाने वाली 
मार्ग होते हुए एन एच. 43 तिराहा तक | 


2. पूर्व में : - ० 


बुनकर सहकारी समिति से नाईकगुड़ापारा जाने वाली मार्ग एवं एन. एच. 43 के मिलान बिन्दू तिराहा से एन . 
एच. 43 होते हुये दक्षिण पूर्व की ओर नगर पंचायत बस्तर के मुख्य चौक तक । 


3. दक्षिण में : - 


एन .एच. 43 नगर पंचायत बस्तर के मुख्य चौक से पश्चिम की ओर चोकर मार्ग में श्री. शशिधर पाण्डे के 
मकान के पास चौराहा तक । 


4. पश्चिम में : - श्री शशिधर पाण्डे के मकान के पास चौराहा से श्रीमती जमुनाबाई के मकान के पास तिराहा तक | . .. 


वार्ड क्रमांक – 04 डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


1 . उत्तर में : 


श्रीमती ज्ञानमति देवी के घर के पास चौराहा से चोकर जाने वाली मार्ग से पूर्व की ओर से एन.एच. 43 के . 
मुख्य चौक में अनवर हुसैन के दुकान काम्पलेक्स तक । 


. 


५ 





2. पूर्व में : - . 


एन.एच. 43 के मुख्य चौक में अनवर हुसैन के दुकान काम्पलेक्स से एन.एच. 43 में जगदलपुर जाने वाली 
मार्ग में घोड़ा बहार नाला पुलिया तक । 


3. दक्षिण में : - 


एन.एच. 43 घोड़ा बहार जाला पुलिया से नाला होते हुए ग्राम चोकर मार्ग के मिलान बिन्दु में घोड़बहार नाला 
पुल तक । 


4 . पश्चिम : 


चोकर मार्ग में घोड़ाबहार नाला पुल से चोकर मार्ग में उत्तर पश्चिम होते हुये श्रीमती ज्ञानमती देवी घर के । 
पास चौराहा तक । 


वार्ड क्रमांक - 05 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 


1. उत्तर में : - . नगर पंचायत बस्तर से चोकर मार्ग में घोड़ा बहार नाला पूल से नाला के बहाव के विपरित दिशा होते हुए 

एन. एच. 43 में घोड़ा बहार नाला पुल तक । 


। 


2. पूर्व : 


एन .एच. 43 में घोड़ाबहार नाला पुलिया से एन .एच. 43 में दक्षिण दिशा से होते हुए देउरगांवपारा चौक से . 
टाकरागुड़ा मार्ग में टाकरीगुड़ा एवं बस्तर सरहद तक । 


3 . दक्षिण में : - . टाकरागुड़ा मार्ग में नगर पंचायत बस्तर एवं ग्राम टाकरागुडा के सरहद होते हुये पश्चिम दिशा की ओर 

चोकर मार्ग में ग्राम भाटपाल एवं भोण्ड त्रिकुटी तक । 


. 4. पश्चिम में : - . ग्राम भाटपाल एवं भोण्ड की त्रिकुटी से चोकर मार्ग में उत्तर की ओर घोडाबहार नाला पुल तक । 


. 


वार्ड क्रमांक - 06 भगत सिंह वार्ड 


1. उत्तर में : - 


एन. एच . 43 में घोड़ाबहार नाला पुलिया से पूर्व की ओर नाला होते हुये हुए भालुगुड़ापारा एवं कोलियापारा 
• के मध्य में शमशान घाट तक । 


2. पूर्व में : 


. 


भालुगुड़ापारा एवं कोलियापारा के मध्य में शमशान घाट से खेसरा नं . 821 / 116 होते हुए करलाकोंटा मार्ग 
में परचनपाल की ओर जाने वाली कच्चे मार्ग में होते हुये टाकरागुड़ा एवं नगर पंचायत बस्तर के सरहद 
तक । 


350 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


13. दक्षिण में : - 


ग्राम परचनपाल जाने वाली कच्चे मार्ग में टाकरागुड़ा व नगर पंचायत बस्तर सरहद से पश्चिम की ओर 
चलते हुए टाकरागुड़ा मार्ग तक । 


4. पश्चिम में : - नगर पंचायत बस्तर व टाकरागुड़ा सरहद में टाकंरागुड़ा जाने वाली मार्ग में उत्तर की ओर होते हुये एन . 

एच. 43 में देऊरगांव चौक तक तथा देऊरगांव चौक से होते हुए एन . एच. 43 में घोड़ाबहार नाला पुलिया 


तक । 





वार्ड क्रमांक - 07 महादेव वार्ड 


उत्तर में : 


भरवापदर से नवागुड़ा की ओर जाने वाली मार्ग में घोड़ा बहार नाला पुलिया से नवागुड़ा की ओर जाते हुए 
नवागुड़ा चौक से ग्राम बकावण्ड की ओर जाने वाली मार्ग एवं बकावंड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराहा होते . . . 
हुये बकावण्ड मार्ग में नगर पंचायत बस्तर तथा बेलगुड़ा सरहद तक । 


2. पूर्व में : 


बकावण्ड मार्ग में नगर पंचायत बस्तर की सरहद तथा बेलगुड़ा सरहद के पूर्वी सीमा में चलते हुए नगर 
पंचायत के पूर्व एवं दक्षिण सीमा के अन्तिम मिलान बिन्दु मोंगरापाल व टाकरागुड़ा के त्रिकुटी तक । 


3. दक्षिण में : 


नगर पंचायत के पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु मोंगरापाल व टाकरागुड़ा के त्रिकुटी से नगर के । 
दक्षिणी सीमा में चलत हुए परचनपाल की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग तक । 


. 


4. पश्चिम में : - नगर के दक्षिणी सीमा में परचनपाल जाने वाली कच्चे मार्ग में टाकरागुड़ा सरहद से उत्तर की ओर 

करलाकोण्टा मार्ग को होते हुए खसरा क्रमांक 821 / 116 से होते हुए भालुगुडा एवं कोलियापारा के मध्य 
शमशान घाट होते हुए भरवापदर से नवागुड़ा की ओर जाने वाले मार्ग में घोड़ा बहार नाला पुलिया तक । 


मध्य 


. 


वार्ड क्रमांक - 08 प्रवीर चंद मंजदेव वार्ड 


1. उत्तर में : - 


बेसरापाल जाने वाली मार्ग में बेसरापाल एवं नगर पंचायत बस्तर सरहद होते हुए पूर्व की ओर रिजर्व फारेस्ट 
सरहद तक । 


2 . पूर्व में : - 


रिजर्व फारेस्ट सरहद से बेलगुड़ा एवं नगर पंचायत सरहद होते हुए बकावण्ड मार्ग तक । 


. 


., 


3 . दक्षिण में : - 

__ 


बेलगुड़ा एवं नगर पंचायत सरहद से बकावण्ड मार्ग में पश्चिम की ओर होते हुए नवागुड़ा एवं बकावंड मार्ग . 
के मिलान बिन्दु तिराहा से दक्षिणं की ओर होते हुए नवागुड़ा चौराहा तक तथा चौराहे से भरवापदर मार्ग 
होते हुये बकावण्ड मार्ग मिलान बिन्दु तिराहा तक । । 


4 . पश्चिम में : - भरवापदर मार्ग में बकावण्ड मार्ग मिलान बिन्दु तिराहा से बेसरापाल जाने वाली मार्ग मे बेसरापाल एवं नगर .. 

- पंचायत बस्तर की सरहद तक | 


- वार्ड क्रमांक - 09 इन्दिरा वार्ड 


1. उत्तर में : - 


कारीतरईपारा , रेटावण्ड ग्राम मार्ग में शमशान घाट के नजदीक पुलिया से खसरा क्रमांक 211, 222 , 223 , 
224, 227 ,228 , 229 , 233 , 686 , 687 . 688 , 689 लेते हुए रिजर्व फारेस्ट के दक्षिणी सीमा पर चलते हुए रिजर्व 
फारेस्ट की सीमा एवं बेसरापाल मार्ग के मिलान बिन्दु के पास फारेस्ट मुनारा तक । 


रातका 


2. पूर्व में : 


रिजर्व फारेस्ट सीमा एवं बेसरापाल मार्ग के मिलान बिन्दु फारेस्ट मुनारा से भरवापदर में बेसरापाल मार्ग एवं 
बकावण्ड मार्ग के मिलाम बिन्दु तिराहा तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


350 ( 3 ) 


- 


- 


3. दक्षिण में : 


भरवापदर में बेसरापाल एवं बकावण्ड मार्ग मिलान बिन्दु (तिराहा) से बकावण्ड मार्ग में पूर्व से पश्चिम की 
ओर होते हुए रेटावण्ड मार्ग एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराह तक । 


4. पश्चिम में : - बकावण्ड मार्ग एवं रेटावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु (तिराहा) से रेटावण्ड मार्ग में कारीतरईपारा के शमशान 

घाट के नजदीक पुलिया खसरा क्रमांक 211 तक । . . 


वार्ड क्रमांक - 10 माता गंगादई वार्ड 


. 1 . उत्तर में : 


एन. एच. 43 एवं पुजारीपारा मार्ग के मिलान बिन्दु बैंक के पास तिराहा से पुजारीपारा एवं बकावण्ड मार्ग के 
मिलान बिन्दु तिराहा तक तथा बकावण्ड रोड से भरवापदर नवागुड़ा मार्ग तिराहा तक । 


. . 2. पूर्व में : - 


· बकावण्ड रोड एवं भरवापदर से नवागुड़ा जाने वाले मार्ग के तिराहे से घोड़ाबाहार नाला पुलिया तक । 


- 3. दक्षिण में : - 

. . . 


घोड़ा बहार नाला पुलिया से नाला में पश्चिम की ओर होते हुए एन.एच. 43 में घोड़ाबहार नाला के पुलिया 
तक । 


4. पश्चिम में :-- 


एन. एच . 43 में घोड़ा बहार नाला पुलिया से. एन. एच. 43 होते हुये पुजारीपारा जाने वाले मार्ग में स्टेट बैंक के 
पास तिराहा तक । 


वार्ड क्रमांक - 11 अम्बेड़कर वार्ड . 


1. उत्तर में : - 


भाटीपारा चौक से बकावण्ड मार्ग में होते हुए बकावण्ड मार्ग एवं पुजारीपारा मार्ग के मिलान बिन्दु तिर हा 


तक । 


2 . पूर्व में : - . बकावण्ड मार्ग एवं पुजारीपारा मार्ग के मिलान बिन्दु (तिराहा) से पुजारीपारा मार्ग में पूर्वी दक्षिण की ओर 

चलते हुए माता गंगादई मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में अन्तुराम कश्यप के मकान के सामने तिर हा 
तक | 


3. दक्षिण में : - 


माता गंगादई मार्ग में अंतुराम कश्यप के मकान के पास तिराहा से पश्चिम की ओर चलते हुये भोण्ड तरई 
तालाब के पास तिराहा तक | 


4. पश्चिम में : - भोंड तरई तालाब के पास तिराहा से सप्ताहिक बाजार होते हुए भाटीपारा चौक तक । 


वार्ड क्रमांक - 12 लालबहादूर शास्त्री वार्ड 


1. उत्तर में : 


एन.एच. 43. में परदेशी राम साहू के मकान से भाटीपारा की ओर जाने वाली सी. सी. सड़क से होते हुए 
भाटीपारा चौक तक । 


2. पूर्व में :- . भाटीपारा चौक से साप्ताहिक बाजार होते हुए भोंड तरई तालाब के पास तिराहा तक | 


3. दक्षिणं में : - 


भोण्ड तरई तालाब के पास तिराहा से एन.एच. 43 में हुसैन के मकान के पास तिराहा तक । 


4. पश्चिम में : - एन .एच. 43 में हुसैन के मकान के पास तिराहा से एन . एच .43 होते हुये श्री परदेशी राम साहू के मकान . 

तक । 


350 ( 4 ) . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 . 


- 


वार्ड क्रमांक - 13 शिवाजी वार्ड 


___ 1 . उत्तर में : - . एन .एच. 43 से बागबहार की ओर जाने वाली मार्ग तिराहा से आंगन बाडी के पास से बागबहरा प्राथमिक 

स्कूल की ओर जाने वाली मार्ग से होते हुए भानसागर जलाशय के किनारे - किनारे खसरा क्रमांक 160 , 
248 , 249 , 250 , 251 , 166 एवं 167 होते हुए रेटावण्ड मार्ग तक । 


___ 2 . पूर्व में : 


खसरा क्रमांक 167 एवं रेटावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु से दक्षिण की ओर रेटावण्ड एवं बकावण्ड मार्ग के . . . 
मिलान बिन्दु (तिराहा) तक । 


3. दक्षिण में : रेटावण्ड एवं बकावण्ड मार्ग के मिलान बिन्दु तिराहा से पश्चिम की ओर भाटीपारा चौक होते हुए मेला 

. परिसर को पार कर सी . सी . सड़क से पुलिस चौकी के सामने एन .एच. 43 में श्री राधेश्याम तिवारी के मकान 
__ के पास तिराहा तक । 


4. पश्चिम में : - 


एन .एच.43 में राधेश्याम तिवारी के मकान के पास तिराहा से एन. एच . 43 में रायपुर की ओर चलते हुए बाग . 
बहार जाने वाली मार्ग तिराहा तक । 


वार्ड क्रमांक - 14 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड . 


1. उत्तर में : - 


एन .एच. 43 के 272 / 8 मील पत्थर के पास से बस्तर एवं बालेंगा ‘ सरहद में पूर्व की ओर नवागुड़ा . . .. . 
पहुंच मार्ग तक । 


2. पूर्व में : 


बस्तर एवं बालेंगा सरहद नवागुड़ा पहुंच मार्ग से दक्षिण की ओर मातलीपारा से कारीतरईपारा जाने वाली 
मार्ग में मातलीपारा तिराहा तक । 


3. दक्षिण में : 


- 


कारीतरई जानी वाली मार्ग के मातलीपारा तिराहा से बागबहार प्रा . शा . एवं आंगन बाडी के सामने से होते हुए 
एन. एच. 43 में बागबहार तिराहा तक । 


4 . पश्चिम : 


एन. एच.43 में बागबहार तिराहा से एन. एच. 43 के 278 / 8 मील पत्थर के पास बस्तर एवं बालेंगा सरहद 


- 


तक । 


। वार्ड क्रमांक – 15 सुभाष चंद्र बोस वार्ड 


. 1. सत्तर में : 


वरतर एवं बालेंगा सरहद में नवागुड़ा मार्ग से रेटावण्ड सरहद होते हुए बस्तर से बेसरापाल जाने वाली मार्ग 
तक | 


2. पूर्व में : 


बस्तर से बेसरापाल जाने वाली मार्ग में बेसारापाल सरहद से दक्षिण की ओर बेसरापाल मार्ग पर रिजर्व 
फारेस्ट मुनारा तक । 


3. दक्षिण में : 


बेसरापाल मार्ग में रिजर्व फारेस्ट मुनारा खसरा क्रमांक 689 , 688 , 687 , 686 , 233 , 229 , 228 , 227 , 224, 
223 , 222 , 211 की ओर चलते हुये पूलिया तक तथा पूलिया से रेटावण्ड मार्ग से दक्षिण की ओर खरारा . . 
क्रमांक 167 , 166 , 251 , 250, 249 , 248 , 160 उत्तर की ओर भानसागर जलाशय के किनारे होते हुये 
प्राथमिक शाला बागबहरा तक | 


4. पश्चिम : 


प्रा०शा०बागबहार से मातलीपारा तिराहा होते हुए नवागुड़ा मार्ग में नगर पंचायत बस्तर एवं ग्राम बालेगा 
सरहद तक 


OTTHAT 


75793 , fatich 23 


TITS 2009 


350 ( 5 ) 


Raipur, the 23rd July 2009 


No. F -1 -58 / 18 /2003.-. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalites Act, 1961 (No. 37 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat 
Bastar Distt Bastar as per Schedule given below : 


1. 


Divide the Bastar Nagar Panchayat in to 15 wards and define the limit of all such wards as per schedule. 


2. 


Notify that onemember shall be elected for every ward . 


SCHEDULE 


No. of wards 


Name of wards 


ū 
o 
T 
TŐocowan 
AWN 


KASTURBA GANDHI WARD 
MAHATMA GANDHIWARD 
BHAIRAV BABA WARD : 
DR . RAJENDRA PRASAD WARD 
MAHARANI LAXMI BAIWARD 
BHAGAT SINGH WARD 
MAHADEO WARD 
PRAVIR CHAND BHANJDEO WARD 
INDIRA WARD 
MATA GANGADEI WARD 
“ AMBEDKAR WARD 
LALBAHADUR SHASTRI WARD 
SHIVAJI WARD 
SHYAMAPRASAD MUKHARJI WARD 
SUBHASH CHANDRA BOSE WARD 


DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PANCHAYAT BASTAR 

WARD NO . 1- KASTURBA GANDHIWARD 


NORTH · 


Toward the east of trikuti of Nagar Panchyat at village blenga & villagë Bhond s north west border 
near the mile stone of NH - 43,272 /8 . 


EAST 


Via NH -43,272/ 8 milestone to wards the south of kalartariai para and via the east border of majhipura 
upto the milestone of NH -43 ,278 . 


SOUTH . 


. 


From the canal near the milestone NH - 43 ,278 towards the west upto the Ghodabaharnala near the 
khasara No- 267, 139 / 1 . . 


WEST 


WEST 


Via Ghodabahar nala near the khasara no.267 ,139/1 from adjoing border of Nagar Panchayat Bastar 
& Bhond upto trikuti border of village Balenga . 


. WARD NO .2 -MAHATMA GANDHI WARD 


NORTH - 


From the border of village Bhond s and Nagar Panchyat to east via khasara no . 139 /1 near Ghoda 
bahar nala up to 278th mile storn of NH -43 . 


EAST 


Towards south of 278th milestone o of NH43 Bankar sahakari samiti upto the three road jumnction 
approaching to naikeguda . 


SOUTH · 


from the NH -43, Three raod iunction approaching towardsNaikeguda via the house of Smt. Jamuna 
bai and Sri Shashidhar pandey and approaching road of village Choker upto the end of town, border 
of Nagar panchyat Bastar and village Bhatpal. 


WEST 


- 


From the border of village Bhatpal & Nagar Panchayat Bastar , approaching road to choker via vi] 
lage Bhond and Choker s trikuti towards north Bhonds border upto Ghodabahar nala . 


. 


350 (6 ) 


EITTHIE 17948 , fatich 23 


01 2009 


AL 


WARD NO . 3 - BHAIRAV BABA WARD 


NORTH - 


From House of Smi. Jamuna bai via hunker sahkari samiti approaching road of Naik guda upto three 
road junction o NH -43. . 


EAST . . . 


From bunker sahakari samiti approaching road o naikguda and from the adjoining point of NH43 
three road junction upto the main junction of NH43 . 


SOUTH 


. 


From themain junction of NH43 approaching road of village Chokar upto the main junction o house 
of Shri Shashidhar Pandey . 


WEST 


From the main junction near the Shri Shashidhar pandey s house upto the three road junction at 
Smt. Jamunabai s house . 


WARD NO .4- DR. RAJENDRA PRASAD WARD 


: : 


NORTH 


- 


From four road junction near the house of Smt.Gyanmati Devi s house approaching road to the NH 
43 up to the Anwar hussain s house at the four road junction . 


EAST 


From Anwar hussain s house at the four road junction up to the approaching road towards Ghodabahar.: 
nala pool at NH - 43 . 


· SOUTH 


. . 


From NH43 s Ghodabahar nala s pool to choker marg and choker s marg adjoining point to 
Ghodabahar nala pool. 


WEST 


. . 


From Ghodabaharnala pool at Choker marg to four road junction near the Gyanmatidevi s House at 
Choker marg . 


. 


. 


. 


WARD NO .5 . MAHARANI LAXMIBAIWARD 


NORTH 


From Nagar Panchyat Bastar to Ghodabaharnala pool atchoker marg to opposite direction of nala lo 
Ghodabaharnala at NH - 43 . . . 


EAST · . 


From Ghodabaharnala pool at NH43 via NH43 from Deurgaon chowk upto border of village : 
Takraguda and Nagar panchayat Bastar toward Takraguda marg . 


SOUTII - 


From Takraguda marg at Border of Bhatpal towards of Bhatpal at choker marg towards village 
Bhatpal and village Bhond triküti. 


WEST 


From village Bhatpal and village Bhond trikuti to towards North Ghodabahar nala pool in choker 
marg . 


WARD NO .6 - BHAGAT SINGH WARD 


NORTH 


From east of Ghodabahar nala pool at NH43 alongside of nala upto the graveyard between the 
Belguda and Koliyapara . 


• EAST 


- 


From graveyard between . Belguda and Koliyapara via Khasara no . 821 / 116 in the road of Karla 
konta marg towards Village Parchanpal kacha marg up to border of Takaraguda . 


SOUTH “ . 


From the border of Nagar Panchayat Bastar and village takraguda at the kacha marg approaching to 
Parchanpa, toward west.upto the TARKRAGUDA MARG . 


WEST 


. 


At The Border of Nagar Panchayat Bastar and village takraguda via village takraguda approaching 
marg at NH -43 upto deurgaon chowk, and from deurgaon chowk NH -43 to the Ghodabahar nala 
pool. 


GTA 


1993 , feria 23 7MIS 2009 


, 350 ( 7) 


WARD NO . 7 - MAHADEV WARD 


NORTH 


From Bhavrapаdar to at Ghodabahar nala pool towords adjoining point of navaguda approaching 
road . From bharvapadar and bakawand road and by reaching bakawand road upto the last point of 
Nagar panchyat and border of Belguda . 


. 


- EAST - . 


From border of Belguda at end point at Bakawand marg while going East border adjoing point of 
East and South point of nagar panchayat to the trikuti of Takaraguda and mogarapal , 


SOUTH 


From the trikuti of Mograpal and Takaraguda at border of adjoining point of East and South border . 


WEST 


From with in the Southern border of town the kacha marg approaching to Parchanpal at takraguda 
towards north crossing the karlakonta marg via khasara no . 821/116 towards, graveyard between 
Belguda and Koliyapara , towards Ghodabahar nala Pool at the road reaching Bharvapadar and 
Navaguda . . 


. WÄRD NO ,8 - PRAVEER CHANDRA BHANJDEV WARD 


NORTH 


· 


From Besrapal road to border of Besarapal and Nagar Panchayat upto Reserve Forest. 


EAST 


- 


Via Border line of Reserve forest to border of Belguda and Nagar. Panchayat up to Bakawand Marg . 


* SOUTH 


. .. From border of Belguda and Nagar Panchyat towards, west towards tiraha at adjoining point of 

Navaguda and Bakawand marg towards, south Navaguda chowk, and from here to tiraha at 
adjoining point of Bakawand marg through Barwapadar marg . . 


. WEST 


. 


In Bhravapadarmarg, three road junction at Bakawand marg to via Besrapal marg and nagar Panchayat 
Bastar Border . 


WARD NO . 9- INDIRA WARD 


NORTH 


. 


From the Pool near to graveyard in the way ofKaritarai-Retawand Include khasara no . 211, 222 , 
223 , 224 , 227, 228 , 229, 233 , 686 , 687 , 688 , 689 & While going along the southern border of 
Reserve forest upto the adjoining point of Besrapal marg and border of Reserve Forest near the 
Forest munara . 


EAST 


From the adjoining point of Besrapal marg and border of Reserve Forest near the forestmunara to 
the adjoining point of three Road junction of Besrapal and Bakawand marg at Bharvapadar . . 


SOUTH . 


From the adjoining point of three road junction of Besrapal and Bakawand marg at Bharwapadar 
towards East in the way of Bakawand upto the Retawand three road junction . 


WEST 


- 


From the adjuining point of Bakawand and Retawand upto the khasra no. 211 near pool of graveyard 
karitarai para . 


WARD NO . 10 - MATA GANGADEI WARD 


NORTH 


From adjoining point of NH43 and Pujaripara near the bank three road junction and near the adjoin 
ing poimnt of pujaripara and Bakawand road three road junction and up to Bharvapadar-Navaguda 
marg three road junction at Bakawand Road . 


· EAST 


From three road junction of Bakawand road and Bharvapadar approaching road to Ghodabahar nala 
pool. 


SOUTH 


- 


From Pool ofGhodabahar nala via West to the Ghodabahar nala pool at NH43. 


WEST 


- 


From Ghodahahar nala pool at NH43 upto three road junction near the State bank of approaching 
road of Pujasipara at NH43 . 


350 ( 8 ) 


: 


STAG 1751431, Feria 23 TGS 2009 


WARD NO .11- AMBEDKAR WARD : . 


. 


: 


NORTH 


- 


From Bhatipara chowk going towards Bakawand marg upto the three junction of Bakawand marg 
and Pujaripara marg . 


EAST 


. . 


From Three road junction of Bakawand marg and pujaripara marg going towards South -East mata 
Gangadai temple approaching road upto three road junction near Anturam Kashyap ’ s House . 


SOUTH 


from mata Gangadevi Temple approaching road upto three road junction near Anturam Kashyap s 
· house towards west near Bhand tarai talab . 


WEST 


. 


From three road junction near Bhond tarai Talab via weekly market up to the Bhatipara chowk . 


WARD NO . 12 - LAL BAHADUR SHASTRIWARD 
From house of Pardesiram Sahu at NH43 via C .C road approaching to Bhatipara upto the Bhatipara 


NORTH 


. 


chowk . 


. 


. 


. 


. 


- EAST 

SOUTH 
WEST 


- 
. 


. From Bhatipara Chowk via weekly market upto the three road junction near Bhondtarai. 

From three road junction near Bhond tarai to the three road junction near Hussain s House at NH43. : : 
From three road junction near Hussain s House at NH43 upto Pardesi ram Sahu along NH43 


NORTH 


- 


. . . WARD NO. 13 - SHIVAJI WARD 
Along side of Baghbehara approaching three road junction from NH43 near the Anganbadi toward 
the primary school via Bhansagar Jalashay khasara no . 160, 248 , 249 , 250 , 251, 166 , 167 up to 
Retawand marg . : 


EAST 


. 


From the adjoining point of khasara no . 167 and Retawand Road towards south to the three road 
junction of Retawand and Bakawand adjoining point. 


SOUTH 


- 


From the three road junction of Retawand and Bakawand adjoining point toward west via Bhatipara 
chaowk crossing the Mela parisar upto three road junction near Radheshyam Tiwari House in front 
of police chowki at NH43 : - 


WEST . . 


From the three road near the Radheshyam Tiwari house at NH43 towards Raipur along NH43 upto 
Three road junction approaching, road to Baghbehra . 


WARD NO : 14 . SHYAMA PRASAD MUKHERJI WARD 


· NORTH . 


From near to border Nagar Panchayat and village Balenga at the milestone 272/8 NH43 towards the 
East of the Navaguda apparoaching road . 


EAST 


From the Navaguda approach road at the nagar . panchayat Bastar and village Balega towards south 
upto Mathipara three road junction at the approach road form matli para to karitarai . 


SOUTH . . 


From matlipara three road atkaritarai approaching road via Baghbahar primary school and anganbadi 
up to Baghbahar three road junction at NH43. ; . 


WEST 


. 


From Baghhahar three road junction near NH43 to border of nagar panchayat Bastar and Balenga at 
mile stone 278 /8 of NH43 . 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


350. ( 9 ) 


WARD NO . 15 - SUBHASH CHANDRA BOSE WARD 


। 


NORTH 


: From Navaguda marg at border of nagar panchayat Bastar and Village Balenga via Retawand border 

. upto the approach road of Bastar to Beşrapal. 


Dorder 


EAST 


- 


From border of Besrapal at approach road of nagar panchyat Bastar to Besrapal towards south upto 
the reserve forest munara at Besrapal road . 


. SOUTH . . From the reserve forest munara at Besrapal road at Khasara No. 689 , 688 , 687, 686, 233, 229 , 228, . 

227, 224, 223, 222, 211 to pool and pool to Retawand road toward south to Khasara No . 167, 166 , 
251, 250, 249 , 248 , 160 and towards North via Karitarai talab Primary school Bagh bahar . . . 


WEST . . . 


From Primary school Baghbahar via matlipara three road junction up to border of Nagar panchayat 
bastar and village Balenga at Navaguda marg . - 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हेमन्त पहारे , अतिरिक्त सचिव . 


/ 


. 


• संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2009. . 


= 


.. 


.. 


. 


. 


. 


........ .................. 


. 


